रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/99 


REGD . NO : D . L . - 33004 / 99 


m 


- 


- - 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - ठप - खण्ड (i) 
PART I Section 3 - Sub-section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, मंगलवार , दिसम्बर 16 , 2003 / अग्रहायण 25 , 1925 
___ NEW DELHI, TUESDAY , DECEMBER 16, 2003/ AGRAHAYANA 25 , 1925 


सं . 602 ] 
No. 602] 


- 


ame 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 10th December, 2003 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 10 दिसम्बर , 2003 
सा . का. नि . 947( अ). - नई दिल्ली नगर पालिका परिषद 
अधिनियम, 1994 (1994 का 44 ) की धारा 412 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा , हस्तान्तरण विलेख के 
निष्पादन और 10, तिलक मार्ग, नई दिल्ली स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका 
के दूतावास की संपत्ति के परवर्ती पंजीकरण को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित 
करने के संबंध में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा अंतरण शुल्क 
के रूप में लगाए जाने वाले पांच प्रतिशत शुल्क के भुगतान से संयुक्त 
राज्य अमेरिका के दूतावास को , परस्पर आधार पर , छूट प्रदान करती 


G. S. R. 947 ( E ). - In exercise of the powers 
conferred by Section 412 of the New Delhi Municipal 
Council Act, 1994 ( 44 of 1994 ) the Central Government 
hereby grants exemption from payment of five per cent 
duty levied as Transfer Duty by New Delhi Municipal. 
Council to the Embassy of the United States of America , 
New Delhi, on reciprocal basis, in connection with execution 
of conveyance deed and subsequent registration 
conversion into free - hold of the Embassy s property located 
at 10 , Tilak Marg, New Delhi. 

[ E No. U. 15034/1/2003 - Delhi -II ] 

P. K . JALALI, Jt. Secy. 


[ फा. सं. यू. 15034 /1/2003 -दिल्ली- II ] 

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव 


3726 GI/ 2003 


Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


